“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 

नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 


क्रमांक 415] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2021 --- श्रावण 6, शक 1943 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2021 


अधिसूचना 


पंजीयन क्रमांक 


“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/ 2013-2015. 


Bap एफ 20-72/2011/11/(6)— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन्‌ 
2011) की धारा 3,4,5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची 


में 7 बिन्दुओं को उल्लेखित विभाग द्वारा जारी पूर्व सूची दिनांक 28-12-2011 में जोड़ा जाना है. 


पूर्व अधिसूचित छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ स्टेट 
इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड में क्रं. 4 के पश्चात्‌ निम्नानुसार 7 नवीन बिन्दुओं को जोड़ कर अधिसूचित 


किया जाता है :- 


aera / निकाय 
/अभिकरण का 
नाम 


छ.ग. लोक सेवा गारंटी 
अधिनियम 2011 हेतु सेवा 
जो प्रदाय की जानी है 


(5) प्रदाय आदेश जारी होने 
के पश्चात्‌ प्रदायकर्ता इकाई 
द्वारा स्वीकृति अवधि 

6) ई-मानक के तहत्‌ 
सामग्री wa किये जाने 
संबंधी (सामग्री प्रदाय अवधि) 


सेवा प्रदाय करने 
वाले पदाभिहित 
अधिकारी (पद) 


सेवा प्रदाय 

करने की 
समय-सीमा 
(कार्य दिवस) 


5 
कार्यपालक 
संचालक / मुख्य 
महाप्रबंधक / प्रभारी 
अधिकारी 


(7) छत्तीसगढ़ शासन 
भण्डार कय नियम 2002 
(यथा संशोधित). के 
नियमानुसार (दर अनुबंध में 
उललेखित अवधि) 

(8) सामग्री प्रदाय पश्चात्‌ 
भुगतान किये जाने के संबंध 
में 


सक्षम अपीलीय 
अधिकारी | प्राधिकारी 
| 6 | 7 
प्रबंध सचिव, 
संचालक | छ.ग. शासन 
वाणिज्य एवं 
उद्योग 
विभाग 


829 


830 - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2021 


10 कार्य 
रिसिप्ट ws एक्सेप्टेंश | दिवस 
सर्टिफिकेशन) जारी किये 
जाने के संबंध में ै 


(10) पोस्ट निरीक्षण कार्य 
दिवस 
10 


दिवस 


उपरोक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनुराग पाण्डेय, संयुक्त संचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


